रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल०-33004 /97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


. 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II .-- Section 3.--- Sub- section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 67 ] 
No. 67] 


नई दिल्ली , मंगलवार, मार्च 3, 1998 / फाल्गुन 12 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY,MARCH 3, 1998/PHALGUNA 12 , 1919 


महानिदेशक ( रक्षोपाय ) का कार्यालय 

सूचना 
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1998 

रक्षोपाय जाँघ आरंभ करने के लिए 
[ सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान औरनिर्धारण ) नियमावली 1997 के नियम 6 के अधीन ] 

विषय : - स्लैब स्टाक फोम एवं पोलीयूरीथेन फोम मैट्रेस के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले " फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल आफ 
मोलिकुलर वेट 3000 - 4000 " के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच आरंभ करने से संबंधित । । 

सा. का . नि. 107 ( अ ) . - भारत में फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल के बढ़े हुए आयात से फ्लेक्सिबल स्लैब स्टाक के घरेलू उत्पादकों को 
होने वाली गम्भीर क्षति से बचाने के लिए मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चैन्नई और एस पी आई सी आर्गेनिक्स लिमिटेड , चैन्नई ने फ्लेक्सिबल स्लैब 
स्टाक पोलयोल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण ) नियमावली 1997 के नियम 5 
के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है । 

2. घरेलू उद्योग : - मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड , चैन्नई और एस पी आई सी लिमिटेड, चैन्नई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो 
फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल के घरेलू उत्पादक हैं एवं फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल का समस्त घरेलू उत्पादन करते हैं । 

3. निहित उत्पाद : - आवेदकों ने भारत में स्लैब स्टाक फोम एवं पोलीयूरीथेन फोम मैट्रेस के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले " फ्लेक्सिबल स्लैब 
स्टाक पोलयोल आफ मोलिकुलर वेट 3000 - 4000 " के बढ़े हुए आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया है । सीमा शुल्क 
अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 3907. 20 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण 39072000 के अधीन फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल 
को वर्गीकृत किया गया है जो कि केमिकली पोलिथर पोलयोल है एवं एक विस्कोस, रंगहीन लिक्विड है जो कि लिक्विड कैटेलिस्ट का प्रयोग करते हुए 
प्रोपेक्सिलेशन इथोक्सिलेशन आफ पोलिहाइड्रिक एल्कोहल ( स्टार्टर्स ) के जरिए निर्मित होती है । इसका प्रयोग फ्लैक्सिबल युरीथेन स्लैब स्टाक फोम के 
निर्माण में होता है । 


4. बढ़ाहुआ आयात : - भारत में स्लैब स्टाक पोलयोल का आयात जर्मनी, जापान, नीदरलैण्ड, सिंगापुर, थाइलैंड और यू एस ए से होता है एवं 
आयात वास्तविक रूप में एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं । वर्ष 1994 - 95 से 1997 - 98 ( अप्रैल से अगस्त ) के दौरान फ्लेक्सिबल 
स्लैबस्टाक पोलयोल का आयात और घरेलू उत्पादन निम्नानुसार रहा : 


606GI / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART [[...- SEC. 3 (i) ] 


मी . टन 


- 


1. 79 


वर्षघरेलू उत्पादन 

आयात 

घरेलू उत्पादन के 
मी . टन प्रतिशत के रूप में आयात 

2 
1994 - 95 

5762 

103. 11 
1995 - 96 

6831 502. 11 

7 . 35 
1996 - 97 

7050 1019 .75 

14.47 
1997 - 98 

1122 2514. 70 

224. 16 
( अप्रैल - अगस्त ) 

5. क्षति : - फ्लेक्सिबल स्लेबस्टाक पोलयोल के बढ़े हुए आयात से फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई 
है तथा भविष्य में गंभीर क्षति होने की आशंका है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है । 

( क ) उत्पादन : - फलैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल का उत्पादन जो कि 1994 - 95 में 5762 मी . टन से बढ़कर 1995 - 96 में 6831 मी . टन 
और 1996 - 97 में 7050 मी , टन तक पहुँच गया था , किन्तु 1997 - 98 के प्रथम पाँच महीने में तेजी से गिरकर 1122 मी . टन हो गया जो कि यथानुपात आधार 
पर उत्पादन में 61. 8 % की कमी दर्शता है । 

( ख ) बिक्री : - फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल की बिक्री जो 1996 -97 में 7133 मी . टन की ऊँचाई तक पहुँच गयी थी , वह 1997 -98 
के प्रथम पाँच महीनों में गिरकर 657 मी . टन रह गई, अर्थात् यथानुपात आधार पर तुलना करने पर 1996 - 97 की तुलना में 1997 - 98 के प्रथम पाँच महीने 
में बिक्री में 77 .89 प्रतिशत की कमी आ गयी । आवेदक घरेलू बाजार में अपने इस घटे हुए शेयर को केवल घटे हुए औसत विक्रय मूल्य पर बनाये रख सके , 
जो कि संगत अवधि में 81, 331 रु. प्रति मी . टन से 74, 800 रु. प्रति मी . टन तक गिर गया था । । 

( ग ) स्टाक : - उत्पादन में अत्यधिक कमी के बावजूद भी मार्च, 97 के अन्त में 373 मी . टन की तुलना में अगस्त, 97 के अन्त में 846 मी .टन 
तक स्टाक का संचय हो गया । 

( घ ) क्षमता का उपयोग :--- उत्पादन में गिरावट के साथ - साथ, क्षमता का उपयोग जो 1996 - 97 में 50 % के उच्च शिखर पर पहुँच गया था , 
वह वर्ष 1997 - 98 के प्रथम पाँच महीनों के दौरान 19 % तक गिर गया अर्थात क्षमता का उपयोग 31 % के मद तक नीचे गिर गया । 

( इ ) लाभ में कमी : - दोनों कम्पनियों की नकद प्राप्ति में भी कमी होने की संभावना है जिसके कारण कम्पनियों की कुल प्राप्ति में भी कमी 
होगी । एस पी आई सी आर्गेनिक्स लिमिटेड ने पहले ही बी आई एफ आर के प्रावधानों को आकर्षित किया है । 

( घ ) विदेश में अतिरिक्त क्षमता : - भारत के नजदीक बड़ी क्षमता वाले संयत्रों के लगाये जाने से घरेलू उत्पादक भविष्य में गम्भीर क्षति होने 
की आशंका का भी सामना कर रहे हैं, जिन्हें भारत की कीमत से काफी कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध होगा । 

नीचे दी गई सारणी वर्ष 1994 - 95 से 1997 - 98 ( अप्रैल - अगस्त ) तक फूलैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल की क्षमता, क्षमता का उपयोग, 
उत्पादन , बिक्री , अंतशेष स्टाक और औसत विक्रय मूल्य को दर्शाती है : 
स्थापिता क्षमता क्षमता उपयोगिता उत्पादन 

बिक्री 

अंतशेष स्टाक औसत विक्रय मूल्य 
मी . टन 

मी . टन मी . टन 

( मी . टन ) ( रु० / मी . टन ) 
1994 - 95 14000 

41 % 

5762 5937 137 

83018 
1995 - 96 14000 49 % 

6831 6500 402 

92612 
1996 - 97 14000 

50 % 

7050 7133 

81331 
1997 - 98 5833 

19 % 1122 

846 

74800 
( अप्रैल - अगस्त ) 

6. स्लैब स्टाक फोम और पोलीयूरीथेन मैट्रेस के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले " फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल आफ मोलिकुलर वेट 3000 -- 
4000 " के आयात पर दो वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए घरेलू उत्पादकों ने अनुरोध किया है । उन्होंने तत्काल अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क 
लगाने के लिए भी अनुरोध किया है । 

___ 7. आवेदन का परीक्षण किया गया है और यह पाया गया है कि फूलैक्सिबल स्लैबस्टाक पोलयोल के बढ़े हुए आयात से फ्लैक्सिबल स्लैबस्टाक 
पोलयोल के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है और आगे भी गंभीर क्षति होने की संभावना है । तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जाँच आरंभ करने 
का निर्णय लिया गया है । 

8. सभी इच्छुक पक्ष दिनांक 13 अप्रैल , 1998 तक अपने दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा सकते हैं : 
महानिदेशक ( रक्षोपाय ) पांचवा सल , 

डी ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ भवन, आई. पी. इस्टेट , 
नई दिल्ली - 110002 
भारत । 

9. सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है । 
10. जाँच के लिए कोई अन्य पक्ष जो इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने के लिए इच्छुक हों , अपना आवेदन इस नोटिस की तिथि के 21 दिन के अन्दर 
महानिदेशक (रक्षोपाय ) के पास भेज दें । 

[ सं . रक्षोपाय/ जाँच/ 4/ 1997 ] 
आर. के . गुप्ता, महानिदेशक 


वर्ष 


373 


657 


[ YTT II - Yug 3 ( i) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


UN 


OFFICE OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) 

NOTICE 
INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION 
(Under Rule 6 of the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997] 

New Delhi, the 26th February, 1998 
Subject : Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 

3000 - 4000 used in the manufacture of Slabstock foams and Polyurethane foam mattresses into India . 


G .S . R , 107 ( E ).- An application has boon filed before me under rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assess 
ment of Safeguard Duty ) Rules , 1997 by Manali Petrochemicals Ltd ., Chennai and SPIC Organics Ltd ., Chennai for imposition 
of Safeguard Duty on imports of Flexible Slabstock Polyol into India to protect the domestic producers of Flexible Slabstock 
Polyol against serious injury caused by the increased imports of Flexible Slabstock Polyol into India . 


An application has been filed before me under rule 5 of the Customs Tariff 
(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by Manali Petrochemicals 
Ltd ., Chennai and SPIC Organics Ltd ., Chennai for imposition of Safeguard Duty on 
imports of Flexible Slabstock Polyol into India to protect the domestic producers of 
Flexible Şlabstock Polyol against serious injury caused by the increased imports of 
Flexible Slabstock Polyol into India . 


2 . Domestic Industry : The application has been filed by Manali Petrochemicals Ltd ., 
Chennai and SPIC Organics Ltd ., Chennai who are the only domestic producers of 
Flexible Şlabstock Polyol accounting for the total domestic production of Flexible 
Slabstock Polyol. 


3. Product Involved : The applicants have alleged serious injury caused to the domestic 
producers by the increased imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 
3000 - 4000 used in the manufacture of Slabstock foams and Polyurethane foam mattresses 
into India . Flexible Slabstock Polyol classified under sub - heading no . 3907. 20 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975and 39072000 of the Indian . Trade 
Classification , is chemically Polyether Polyol, a viscous , colourless liquid , manufactured 
through propaxylation ethoxylation of polyhydric alcohol (starters ) using liquid catalyst . 
It is used in the manufacture of flexible urethane slabstock foams. 


4 . Increased Imports : Flexible Slabstock Polyol is imported into India 
from Germany , Japan , Netherlands, Singapore , Thailand and USA. The imports have 
shown an increasing trend in absolute terins as well as compared to domcstic production . 
The imports and domestic production of Flexible Slabstock Polyol during 1994 - 95 to 
1997 - 98 (April-August) have been as under : 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Part II 


SEC . 3 (1) 


Year 


Imports (MT) 


Domestic 
production (MT) 


Imports as a 
percentage 
domestic production 


| 1994 -95 
1995 - 96 
1996 - 97 
1997- 98 
(April-August ). 


5762 
6831 
7050 
1122 


103 . 11 
502 . 11 
1019 . 75 
2514 . 70 


1 . 79 
7 .35 
14 :47 
224 . 16 


5 . Injury : The increased imports of Flexible Slabstock Polyol have caused and have 
further threatened to cause serious injury to the domestic producers of Flexible Slabstock 
Polyol as indicated by the following factors : 


(a ) Production : The production of Flexible Slabstock Polyol which increased from 5762 

MT in 1994 - 95 to 6831 MT in 1995 - 96 and 7050 MT in 1996 - 97 has drastically 
fallen down to 1122 MT in the first five months of 1997 - 98 showing a decline of 

61. 8 % in production on pro -rata basis. 
(b ) Sales : Sales of Flexible Slabstock Polyol which rcached a peak of 7133 MT in 1996 

97 has gone down to 657 MT in the first five months of 1997 - 98 i.e . sales have fallen 
by 77 .89 % in the first five months of 1997 - 98 as compared to the sales of 1996 - 97 on 
pro -rata basis. The applicants have been able to maintain this reduced share in the 
domestic market only at a reduced average selling price which has fallen down from 

Rs. 81, 331 perMT to Rs. 74 ,800 perMT in the corresponding period . 
(c) Stocks : Even at drastically reduced level of production , the stocks have accumulated 

by 846 MT at the end of August, 1997 as compared to 373 MT at the end of 

March , 1997 . 
(d) Capacity utilisation : Keeping with production , capacity utilisation 

peak of 50 % in 1996 - 97 has come down to 19 % during the first five months of 

1997- 98 i.e ., it has fallen by 31 percentage points . 
(e) Loss of profit : Both the companies are likely to incur cash losses causing erosion of 

the net worth of the companies. SPIC Organics Ltd . has already attracted the 

provisions of BIFR . 
(f) Surplus capacity set up abroad : The domestic producers are also facing a threat of 

further serious injury from setting up of large capacity plants closer to India who have 
access to raw materials at prices much lower than in India . 


The table below shows capacity , capacity utilisation , production , sales, closing 
stock and average selling price of Flexible Slabstock Polyol for 1994 - 95 to 1997 - 98 
(April to August) . 


( 11 11 - gug 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Year 


Installed 
capacity 
(MT) 


Capacity 
utilisation 


Production Sales 
(MT) ( 

MT) 


Closing 
stocks 
(MT) 


Avg . 
selling 
price 
(Rs./MT) 


HE 


1994 - 95 
1995 - 96 
1996 - 97 
1997 - 98 
(April- August ) 


14000 
14000 
14000 
5833 


| 41 % 
49 % 
50 % 
19 % 


5762 
6831 
7050 
1122 


5937 
6500 
7133 
657 


137 
402 
1 373 
846 


83018 
92612 
81331 
74800 


6 . The domestic producers have requested for imposition of Safeguard Duty on 
imports of Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 - 4000 used in the 
manufacture of Slabstock foams and Polyurethanc foam mattresses for a period of two 
years . They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard 
Duty . 


7 . The application has been examined and it is found that prima facie increased 
imports of Flexible Slabstock Polyol have caused and further threatened to cause serious 
injury to the domestic producers of Flexible Slabstock Polyol and accordingly it has been 
decided to initiate an investigation through this notice . 


8 . 


All interested parties may make their views known by April 13, 1998 to : 


The Director General (Safeguards ) 
5th floor, D - Block , 
Indraprastha Bhawan , I. P . Estate, 
New Delhi- 110002 
INDIA . 


9 . 


All known interested parties are also being addressed separately, 


y other party to the investigation who wishes to be considered as an interested 
party may submit it s request so as to reach the Director General (Safeguards ) within 21 
days from the date of this notice . 


[No. SG /INV/4/1997] 
R K . GUPTA , Director General 


606 11/ 98 -2 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054 - 1998 


